निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 पौष 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1353 ) पटना, वृहस्पतिवार , 26 दिसम्बर 2019 


गृह विभाग ( कारा) 


अधिसूचना 

18 दिसम्बर 2019 
सं ० कारा / प्रो ०( स्था ०) 10-18 / 2018-10974 --विभागीय पत्रांक -210 दिनांक -31.10.2018 द्वारा बिहार लोक 
सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56 वीं से 59 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित बिहार प्रोबेशन सेवा के 
प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर श्री राकेश कुमार चौबे को चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि 05.12.2018 
को कारा निरीक्षणालय में उपस्थित होना था । परन्तु सत्यापन तिथि को श्री चौबे प्रमाण पत्र / अभिलेख सत्यापन हेतु 
उपस्थित नहीं हुए, साथ ही इस संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी गई है । 

2. पुनः श्री चौबे को प्रमाण पत्र / अभिलेख सत्यापन हेतु विभागीय पत्रांक -43 दिनांक 11.02.2019 द्वारा 
दिनांक -15.02.2019 को अंतिम अवसर प्रदान किया गया । निर्धारित तिथि को भी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु श्री चौबे 
उपस्थित नहीं हुए, न ही कोई सूचना दिये हैं । 

3. विभाग द्वारा स्मारित करने के बावजूद प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण श्री चौबे 
की प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा को समाप्त (Lapse) घोषित किया जाता है । 

आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र ० ) । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1353-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


